सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 आषाढ़ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 548 राँची, शुक्रवार , 


12 जुलाई, 2019 ( ई० ) 


, 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 
10 जुलाई , 2019 


विषयः- झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार , धनबाद को बाजार फीस की राशि आवंटित किये जाने 

हेतु स्थापना एवं अन्य मदों में प्रतिशतता निर्धारण के संबंध में । 


, 


ज्ञापांकः-1/ स्था ० शि ० स्था ० नि ०/ न ०वि०-16/ 2015-2802-- झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार 
( संशोधन ) अधिनियम , 2019 के द्वारा झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम , 2000 की 
धारा - 90 - ख ( 2) के द्वारा प्रावधान किया गया है कि “ इस प्रकार संग्रहित बाजार फीस राज्य निधि में 
जमा की जायेगी और नगर विकास एवं आवास विभाग प्राधिकार क्षेत्रांतर्गत नागरीय सुविधाओं, 
अवसंरचना , विपणन सुविधायें और स्थापना में आवश्यकतानुसार राशि प्रदान करने हेतु संबंधित 
प्राधिकार को प्रतिवर्ष यथोचित वितरण करेगी। " 

उल्लेखनीय है कि झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार , धनबाद के कर्मियों को विगत 40 
माह से वेतन एवं सेवानिवृत्त कर्मियों का सेवानिवृत्तिक पावनाओं एवं पेंशनादि की राशि बकाया है । 
साथ ही , झमाडा द्वारा धनबाद जलापूर्ति योजनाओं का संचालन , संयोजन , सफाई एवं अन्य कार्य किये 
जाते हैं । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 12 जुलाई , 2019 
उपर्युक्त वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2019 
20 से नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार , धनबाद को 
बाजार फीस की कुल आवंटित की जाने वाली राशि का 50 प्रतिशत स्थापना मद एवं 20 प्रतिशत 
राशि नगरीय सुविधाओं ( यथा जलापूर्ति संचालन एवं संपोषण, Alum, Bleaching Powder का क्रय तथा 
बिजली विपत्र का भुगतान सहित ) के लिए निर्धारित होगी । शेष 30 प्रतिशत राशि अधिनियम में 
वर्णित अन्य मदों के capital expenditure के लिए निर्धारित होंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 548 50 


